रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004 /99 


. 


. 


. 


. 


. 


":. 


. 


. 
. 


. 


. 
- - - 


सामव- जागा 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 119] 
No. 119] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 15 , 2014 / वैशाख 25 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15 , 2014 /VAISAKHA 25 , 1936 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली, 15 मई , 2014 


सं . 59 / 2009 - 2014( आर.ई.- 2013) 
विषय : उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी । 


फा . सं . 01 / 93 / 180 / 04 / ए एम 09 / पीसी- 2( ख ). - विदेश व्यापार नीति, 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - I (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र ) 
2009 - 2014 के परिशिष्ट - 4घ में परिवर्तन करते हैं जिसका निम्नलिखित पैरा 2 में वर्णन किया गया है । 


2. परिशिष्ट - 4घ की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है । भारत द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय / क्षेत्रीय अधिमान्य व्यापार समझौतों 
को उत्पत्ति प्रमाण पत्र ( अधिमानता ) जारी करने हेतु उनकी संबंधित प्राधिकृत एजेंसियों के साथ शामिल किया जा रहा है । यद्यपि 
निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी ) को सभी व्यापार समझौतों के तहत सभी वस्तुओं के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र ( अधिमानता ) जारी 
करने हेतु अधिदेश दिया गया है ; समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एमपीईडीए ) को भी सभी व्यापार समझौतों के तहत 
समुद्रीय उत्पादों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र ( अधिमानता ) जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है । इसके अलावा, वस्त्रों और 
निर्मित वस्तुओं के लिए वस्त्र समिति को भारत - जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता ( आईजेसीईपीए ) के तहत उत्पत्ति प्रमाण 
पत्र ( अधिमानता ) जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है । 
3. इन संशोधनों के साथ परिशिष्ट - 4घ को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


क्रम सं. 


समझौते का नाम 
वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली 
( जीएसटीपी ) 


प्राधिकृत एजेंसी 
(i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी) 
(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 
( एमपीईडीए ) 


2038 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


(O 


भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी ) 
( आईएसएलएफटीए ) 

(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

(एमपीईडीए ) 
आसियान - भारत मुक्त व्यापार समझौता (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी ) 
|( एएसईएएन – भारत एफटीए ) 

(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

( एमपीईडीए ) 
भारत - कोरिया विस्तृत आर्थिक भागीदारी (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी) 
समझौता ( आईकेसीईपीए ) 

|(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

( एमपीईडीए ) 
भारत - मलेशिया विस्तृत आर्थिक सहयोग (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी ) 
समझौता ( आईएमसीईसीए) 

(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

( एमपीईडीए ) 
भारत - जापान विस्तृत आर्थिक सहयोग (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी ) 
समझौता ( आईजेसीईपीए ) 

|(ii ) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 
( एमपीईडीए ) 

(iii) वस्त्र समिति - वस्त्र और निर्मित वस्तुएं 
भारत - अफगानिस्तान अधिमान्य व्यापार |(i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी ) 
समझौता ( भारत - अफगानिस्तान पीटीए ) |(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

( एमपीईडीए ) 
दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र 

| (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी ) 
( एसएएफटीए ) 

| (ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

( एमपीईडीए ) 
भारत -चिली अधिमान्य व्यापार समझौता | (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् ( ईआईसी ) 
( भारत चिली पीटीए ) 

(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

(एमपीईडीए ) 
भारत - मरकोसर अधिमान्य व्यापार समझौता (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी ) 
( भारत मरकोस पीटीए ) 

(ii) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

| (एमपीईडीए ) 
एशिया - पैसिफिक व्यापार समझौता प्रक्रिया - पुस्तक खण्ड - I के परिशिष्ट 4ख के अनुसार ( परिशिष्ट और 
( एपीटीए ) 

आयात -निर्यात प्रपत्र ) 2009 - 14 
सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता ( साप्टा) प्रक्रिया - पुस्तक खण्ड - I के परिशिष्ट 4ख के अनुसार ( परिशिष्ट और 

आयात -निर्यात प्रपत्र) 2009 - 14 
भारत - थाइलैंड अग्रिम फसल स्कीम (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी ) 

|( ii ) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

(एमपीईडीए ) 
भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग | (i) सभी वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी ) 
समझौता ( सीईसीए ) 

| (ii ) समुद्रीय उत्पादों के लिए समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 

( एमपीईडीए ) 
अधिमानताओं की सामान्यीकृत ( जीएसपी) प्रक्रिया - पुस्तक खण्ड - I के परिशिष्ट 4ख के अनुसार (परिशिष्ट और 
प्रणाली की स्कीम 

आयात -निर्यात प्रपत्र ) 2009 -14 


14 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: 


प्रक्रिया - पुस्तक खण्ड - I ( परिशिष्ट और आयात -निर्यात प्रपत्र ) 2009 - 2014 के परिशिष्ट 4घ की संरचना को बदल दिया गया है 

और उत्पत्ति प्रमाण - पत्र ( अधिमानता ) जारी करने के लिए संबंधित प्राधिकृत एजेंसियों के साथ कार्यकारी सभी द्विपक्षीय / क्षेत्रीय 
व्यापार समझौतों को शामिल किया गया है । दो नई एजेंसियों नामतः सभी व्यापार समझौतों के तहत समुद्रीय उत्पादों के लिए 


[ 11 I - Qu5 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


समुद्रीय उत्पाद विकास प्राधिकरण ( एमपीईडीए ) और भारत - जापान व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता ( आईजेसीईपीए ) के तहत 
वस्त्रों और निर्मित वस्तुओं के लिए वस्त्र समिति , को उत्पत्ति प्रमाण - पत्र ( तरजीही ) जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । 


प्रवीर कुमार, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 15th May , 2014 

No. 59 /2009 - 2014 (RE -2013 ) 
Subject: Agencies Authorised to Issue Certificate of Origin . 

F . No. 01 /93/ 180 /04 / AM 09 /PC - 2 (B ). — In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade 
Policy 2009 - 2014 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following changes in Appendix 4D of 
Handbook of Procedure Vol. I ( Appendices and Aayat Niryat Forms) 2009 - 2014 , as described in para 2 below . 
2 . The structure of Appendix -4D is being changed . The Bilateral/Regional Preferential Trade Agreements signed by 
India are being included along with their respective agencies authorized to issue Certificate of Origin (Preferential). 
While , the Export Inspection Council (EIC ) is mandated to issue Certificate of Origin ( Preferential) for all goods under 
all trade agreements ; Marine Products Export Development Authority (MPEDA ) is also now being authorized to issue 
Certificate of Origin (Preferential) for Marine products under all trade agreements. In addition , with respect to textiles 
and made ups, the Textiles Committee is being authorized to issue Certificate of Origin (Preferential) under India -Japan 
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA ). 
3 . With these amendments, Appendix 4D would read as under: 

The list of Agreements with respective agencies authorized to issue Certificate of Origin (Preferential): 


Sl. Name of the Agreement 


Authorized Agencies 


NO. 


4 


Global System of Trade 

(i) Export Inspection Council ( EIC )- for all goods 
Preferences (GSTP ) 

( ii )Marine Products Export Development Authority (MPEDA )- for Marine 

products 
India Sri Lanka Free Trade 

(i) Export Inspection Council (EIC ) -for all goods 
Agreement (ISLFTA ) 

(ii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA)-for Marine 

products 
ASEAN - India Free Trade 

(i) Export Inspection Council ( EIC ) -for all goods 
Agreement (ASEAN -India FTA ) (ii ) Marine Products Export Development Authority (MPEDA)-for Marine 

products 
India -Korea Comprehensive (i) Export Inspection Council (EIC )-for all goods 
Economic Partnership Agreement (ii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA)- for Marine 
( IKCEPA ) 

products 
India-Malaysia Comprehensive (i) Export Inspection Council (EIC )- for all goods 
Economic Cooperation Agreement ( ii )Marine Products Export Development Authority (MPEDA )- for Marine 
( IMCECA ) 

products 
India - Japan Comprehensive 

(i) Export Inspection Council (EIC )- for all goods 
Economic Partnership Agreement (ii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA )- for Marine 
(IJCEPA ) 

products 

( iii) Textiles Committee - for textiles and made ups 
India- Afghanistan Preferential (i) Export Inspection Council ( EIC )-for all goods 
Trading Agreement ( India 

( ii )Marine Products Export Development Authority (MPEDA )- for Marine 
Afghanistan PTA ) 

products 
South Asia Free Trade Area (SAFTA ) (i) Export Inspection Council ( EIC )-for all goods 

( ii )Marine Products Export Development Authority (MPEDA )- for Marine 

products 
| India - Chile Preferential Trading (i) Export Inspection Council ( EIC )-for all goods 
Agreement (India -Chile PTA ) (ii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA)-for Marine 

products 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1] 


10 


India -Mercosur Preferential Trading 
Agreement (India -Mercosur PTA ) 


11 


| Asia -Pacific Trade Agreement 

(APTA ) 
SAARC Preferential Trading 

Arrangement (SAPTA ) 
13 . India Thailand Early Harvest 

Scheme 


(i) Export Inspection Council (EIC ) -for all goods 
( ii ) Marine Products Export Development Authority (MPEDA ) - for Marine 
products 
As per Appendix 4B of Handbook of Procedure Vol. I 
(Appendices and Aayat Niryat Forms) 2009 - 2014 
As per Appendix 4B of Handbook of Procedure Vol. I 
(Appendices and Aayat Niryat Forms) 2009 - 2014 
(i) Export Inspection Council ( EIC )-for all goods 
(ii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA)-for Marine 
products 
(i) Export Inspection Council (EIC )-for all goods 
( ii ) Marine Products Export Development Authority (MPEDA )-for Marine 
products 
As per Appendix 4A of Handbook of Procedure Vol. I 
(Appendices and Aayat Niryat Forms) 2009 -2014 . 


14 . India - Singapore Comprehensive 

Economic Cooperation Agreement 

(CECA ) 
15 . Generalized System of Preferences 

(GSP ) Scheme 


Effect of Public Notice : 


The structure of Appendix -4D of Handbook of Procedure Vol. 1 (Appendices and Aayat Niryat Forms) 
2009 - 2014 has been changed and all Bilateral/ Regional Trade Agreements in operation have been included along with 
their respective agencies authorized to issue Certificates of Origin ( Preferential). Two new agencies have also been 
authorized to issue Certificate of Origin (Preferential), namely Marine Products Export Development Authority 
(MPEDA ) for marine products under all trade agreements and Textiles Committee for textiles and made ups under 
India -Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA ). 


PRAVIR KUMAR , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


